निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 256 ) पटना , मंगलवार , 6 अप्रील 2021 


सं ० 01 / स्था ० ( विविध ) -06 / 2019- 1527 / न ० वि ० आ ० वि ० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


विषय : 


संकल्प 

31 मार्च 2021 
पटना मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गठित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 188 पदों में से दो पद यथा Chief 
General Manager ( Technical ) -cum - Director ( Technical ) एवं General Manager 
( S & T ) को प्रत्यार्पित कर एक नया पद Director ( Electrical & Systems ) सृजित करने की 
स्वीकृति के संबंध में । 

पटना मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गठित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 188 पदों में से दो पद यथा Chief General 
Manager ( Technical ) -cum - Director ( Technical ) एवं General Manager ( S & T ) को प्रत्यार्पित कर 
एक नया पद Director ( Electrical & Systems ) सृजित की जाती है । साथ ही उक्त पद पर प्रथम चरण में ही 
नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाती है । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1207 दिनांक -05.03.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । 

प्रत्यार्पित किये जाने वाले पदों पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय की राशि रुपये 3470160 / - में 
से सृजित पद पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय की राशि रुपये 1820160 को घटाकर कुल रुपये 1650000 ( सोलह 
लाख पचास हजार रुपये ) की बचत संभावित है । 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय प्रकाश मंडल , 
सरकार के विशेष सचिव । 


2 . 


3 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 256-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


